. 


a 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
9 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 219 राँची, शुक्रवार , 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 
11 जनवरी , 2018 


संख्या - 5/ आरोप-1-182/ 2014 का . 379-- उपायुक्त , राँची के पत्रांक -217(i)/ स्था०, दिनांक 
21 दिसम्बर, 2017 द्वारा श्री दिनेश प्रसाद , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक -498 /03), कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, राँची के विरूद्ध Vigilance (Spl.) Case No. 24 /2002 , CNR-JHR No.1- 000035-2002 
दिनेश प्रसाद बनाम झारखण्ड सरकार में दिनांक 13 दिसम्बर , 2017 को पारित न्यायादेश की प्रति 
प्राप्त है, जिसमें श्री संतोष कुमार , विशेष न्यायाधीश (Special Judge ), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , राँची 
के न्यायालय द्वारा श्री प्रसाद को दोषी पाते हुए दो साल के सश्रम कारावास एवं 20 , 000/- रूपये का 
अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 मार्च, 2018 
2. अतः श्री प्रसाद को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 के नियम -9(2)( ख ) के तहत् दोष सिद्धि की तिथि दिनांक 13 दिसम्बर , 2017 से 
अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है | 


3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, द॰छो० प्रमंडल , 
राँची रहेगा। जहाँ वे विभागीय परिपत्र सं० - 3838 दिनांक 22 मार्च, 2017 में निहित निदेशों के 
अनुरूप अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे । 


4. निलंबन अवधि में श्री प्रसाद को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम -96 के अन्तर्गत 
मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सूर्य प्रकाश, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 219 -- 50 


